सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

19 कार्तिक , 1944 ( श ० ) 

10 नवम्बर , 2022 ( ई ० ) 


संख्या - 532 राँची , गुरूवार , 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 

अधिसूचना 
30 सितम्बर , 2022 


संख्या -7 / प्रोन्नति -203 / 2016 ( खण्ड ) का . 6166 - - झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री संजय कुमार 
दूबे ( वरी ० क्र.- 451 ) , उप सचिव ( पी.बी.- III , पे . बैण्ड रु . 15600-39100 / - , ग्रेड पे . रु . 7600 , पुनरीक्षित 
वेतनमान मैट्रिक्स लेवल -12 ) , भवन निर्माण विभाग , झारखण्ड , राँची को संयुक्त सचिव कोटि ( पी.बी.- IV , 
पे ॰ बैण्ड रु ॰ 37400-67000 / , ग्रेड पे.- रु . 8700 , पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 13 ) में प्रोन्नति 
प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को संयुक्त सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले आदेश तक 
भवन निर्माण विभाग , झारखण्ड , राँची में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या - 7 / प्रोन्नति - 203/2016 ( खण्ड ) का . 6167 - - झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री पंकज चौधरी 
( वरी ० क्र.- 472 ) , उप सचिव ( पी.बी.- III , पे ० बैण्ड रु . 15600-39100 / - , ग्रेड पे . रु . 7600 , पुनरीक्षित 
वेतनमान मैट्रिक्स लेवल -12 ) , खान एवं भू - तत्व विभाग , झारखण्ड , राँची को संयुक्त सचिव कोटि 
( पी॰बी॰- IV , पे ॰ बैण्ड रु.37400-67000 / - , ग्रेड पे- रु .8700 , पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 13 ) में 
प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को संयुक्त सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 10 नवम्बर , 2022 

आदेश तक खान एवं भू - तत्व विभाग , झारखण्ड , राँची में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या- 7 / प्रोन्नति -203 / 2016 ( खण्ड ) का . 6168-- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री रंजीत रंजन 
प्रसाद ( वरी ० क्र . 475 ) , उप सचिव ( पी ० बी०- III , पे ० बैण्ड रु . 15600-39100 / - , ग्रेड पे . रु . 7600 , पुनरीक्षित 
वेतनमान मैट्रिक्स लेवल -12 ) , ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड , राँची को संयुक्त सचिव कोटि 
( पी॰बी॰- IV , पे ॰ बैण्ड रु . 37400-67000 / - , ग्रेड पे- रु .8700 , पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल- 13 ) 
में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को संयुक्त सचिव कोट में उत्क्रमित कर 
अगले आदेश तक ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड , राँची में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


-- 

० 

संख्या - 7 / प्रोन्नति - 203/2016 ( खण्ड ) का . 6169 - झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री मणिभूषण 
श्रीवास्तव ( वरी ० क्र . - 492'क ' ) , उप सचिव ( पी ० बी ० - III , पे . बैण्ड रु . 15600-39100 / - , ग्रेड पे रु .7600 , 
पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल -12 ) , उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग , झारखण्ड , राँची को संयुक्त 
सचिव कोटि ( पी.बी.- IV , पे ० बैण्ड रु . 37400-67000 / , ग्रेड पे.- रु . 8700 , पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स 
लेवल -13 ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को संयुक्त सचिव कोटि में उत्क्रमित 
कर अगले आदेश तक उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग , झारखण्ड , राँची में संयुक्त सचिव के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या- 7 / प्रोन्नति - 203/2016 ( खण्ड ) का . 6170-- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री सुधीर कुमार 
वर्मा ( वरी ॰ क्र . - 498 ) , उप सचिव ( पी.बी.- III , पे . बैण्ड रु . 15600-39100 / - , ग्रेड पे . रु . 7600 , पुनरीक्षित 
वेतनमान मैट्रिक्स लेवल -12 ) , स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग , झारखण्ड , राँची को 
संयुक्त सचिव कोटि ( पी ० बी ० - IV , पे . बैण्ड रु . 37400-67000 / - , ग्रेड पे.- रु .8700 , पुनरीक्षित वेतनमान 
मैट्रिक्स लेवल -13 ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को संयुक्त सचिव कोटि में 
उत्क्रमित कर अगले आदेश तक स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग , झारखण्ड , राँची 
में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

० 

संख्या- 7 / प्रोन्नति - 203/2016 ( खण्ड ) का . 6171-- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री अखिलेश 
कुमार ( वरी ० क्र . - 543 ) , उप सचिव ( पी . बी . - III , पे . बैण्ड रु . 15600-39100 / - , ग्रेड पे . रु . 7600 , पुनरीक्षित 
वेतनमान मैट्रिक्स लेवल -12 ) , वित्त विभाग , झारखण्ड , राँची को संयुक्त सचिव कोटि ( पी.बी.- IV , पे . बैण्ड 
रु ॰ 37400-67000 / , ग्रेड पे.- रु .8700 , पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 13 ) में प्रोन्नति प्रदान 
करते हुए उनके द्वारा धारित पद को संयुक्त सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले आदेश तक वित्त 
विभाग , झारखण्ड , राँची में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या- 7 / प्रोन्नति - 203/2016 ( खण्ड ) का . 6172 - झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री सुधीर कुमार 
उपाध्याय ( वरी ० क्र . 544 ) , उप सचिव ( पी ० बी०- III , पे . बैण्ड रु . 15600-39100 / - , ग्रेड पे . रु .7600 , 
पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 12 ) , गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग , झारखण्ड , राँची को 

० 

० 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 10 नवम्बर , 2022 


संयुक्त सचिव कोटि ( पी.बी.- IV , पे . बैण्ड रु . 37400-67000 / , ग्रेड पे.- रु .8700 , पुनरीक्षित वेतनमान 
मैट्रिक्स लेवल -13 ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को संयुक्त सचिव कोटि में 
उत्क्रमित कर अगले आदेश तक गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग , झारखण्ड , राँची में संयुक्त सचिव 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -7 / प्रोन्नति -203 / 2016 

० 

( खण्ड ) का . 6173 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री आलोक 
कुमार ( वरी क्र . - 546 ) , उप सचिव ( पी.बी.- III , पे . बैण्ड रु . 15600-39100 / - , ग्रेड पे . रु . 7600 , पुनरीक्षित 
वेतनमान मैट्रिक्स लेवल -12 ) , कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग , झारखण्ड , राँची को संयुक्त सचिव 
कोटि ( पी॰बी॰- IV , पे ॰ बैण्ड रु . 37400-67000 / - , ग्रेड पे.- रु . 8700 , पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 
13 ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को संयुक्त सचिव कोटि में उत्क्रमित कर 
अगले आदेश तक कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग , झारखण्ड , राँची में संयुक्त सचिव के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -7 / प्रोन्नति -203 / 2016 ( खण्ड ) का . 6174 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री श्यामानन्द 
झा ( वरी ० क्र . 552 ) , उप सचिव ( पी ० बी०- III , पे . बैण्ड रु . 15600-39100 / - , ग्रेड पे . रु .7600 , पुनरीक्षित 
वेतनमान मैट्रिक्स लेवल -12 ) , पेयजल एवं स्वच्छता विभाग , झारखण्ड , राँची को संयुक्त सचिव कोटि 
( पी ० बी ० - IV , पे . बैण्ड रु.37400-67000 / - , ग्रेड पे- रु .8700 , पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 13 ) में 
प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को संयुक्त सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले 
आदेश तक पेयजल एवं स्वच्छता विभाग , झारखण्ड , राँची में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

० 

संख्या- 7 / प्रोन्नति - 203/2016 ( खण्ड ) का . 6175 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री अजय कुमार 
सिंह ( वरी क्र . 553 ) , उप सचिव ( पी . बी . - III , पे ० बैण्ड रु . 15600-39100 / - , ग्रेड पे . रु .7600 , पुनरीक्षित 
वेतनमान मैट्रिक्स लेवल -12 ) , ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड , राँची को संयुक्त सचिव कोटि 
( पी॰बी॰- IV , पे ॰ बैण्ड रु . 37400-67000 / - , ग्रेड पे- रु .8700 , पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 1 -13 ) 
में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को संयुक्त सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले 
आदेश तक ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड , राँची में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


, 


० 

संख्या- 7 / प्रोन्नति - 203/2016 ( खण्ड ) का . 6176-- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री सुरजीत 
मुखर्जी ( वरी ० क्र . 558 ) , उप सचिव ( पी . बी . - III , पे . बैण्ड रु . 15600-39100 / - , ग्रेड पे ० रु .7600 , पुनरीक्षित 
वेतनमान मैट्रिक्स लेवल -12 ) , पथ निर्माण विभाग , झारखण्ड , राँची को संयुक्त सचिव कोटि ( पी ० बी ० - IV , 
पे ॰ बैण्ड रु ॰ 37400-67000 / - , ग्रेड पे.- रु . 8700 , पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल -13 ) में प्रोन्नति 
प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को संयुक्त सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले आदेश तक 
पथ निर्माण विभाग , झारखण्ड , राँची में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


3 


4 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 10 नवम्बर , 2022 

संख्या- 7 / प्रोन्नति -203 / 2016 ( खण्ड ) का . 6177 - - झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री धर्मेन्द्र कुमार 
दीक्षित ( वरी . क्र . 561 ) , उप सचिव , ( पी.बी.- III , पे . बैण्ड रु . 15600-39100 / - , ग्रेड पे . रु . 7600 , पुनरीक्षित 
वेतनमान मैट्रिक्स लेवल -12 ) , पर्यटन , कला - संस्कृति , खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखण्ड , राँची को 
संयुक्त सचिव कोटि ( पी ० बी ० - IV , पे . बैण्ड रु.37400-67000 / - , ग्रेड पे- रु .8700 , पुनरीक्षित वेतनमान 
मैट्रिक्स लेवल -13 ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को संयुक्त सचिव कोटि में 
उत्क्रमित कर अगले आदेश तक पर्यटन , कला - संस्कृति , खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग , झारखण्ड , राँची में 
संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

० 

संख्या -7 / प्रोन्नति -203 / 2016 ( खण्ड ) का . 6178 - - झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री संजय कुमार 
( वरी ॰ क्र . - 568 ) , उप सचिव ( पी . बी . - III , पे . बैण्ड रु . 15600-39100 / - , ग्रेड पे रु . 7600 , पुनरीक्षित 
वेतनमान मैट्रिक्स लेवल -12 ) , राजस्व पर्षद , झारखण्ड , राँची को संयुक्त सचिव कोटि ( पी॰बी॰- IV , पे ॰ बैण्ड 
रु ॰ 37400-67000 / - , ग्रेड पे.- रु .8700 , पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल- 13 ) में प्रोन्नति प्रदान 
करते हुए उनके द्वारा धारित पद को संयुक्त सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले आदेश तक राजस्व 
पर्षद , झारखण्ड , राँची में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

० 

संख्या- 7 / प्रोन्नति - 203/2016 ( खण्ड ) का . 6179 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री रमाकान्त 
प्रसाद ( वरी ० क्र . - 575 ) , उप सचिव ( पी . बी . - III , पे ० बैण्ड रु . 15600-39100 / - , ग्रेड पे रु . 7600 , पुनरीक्षित 
वेतनमान मैट्रिक्स लेवल -12 ) , महाधिवक्ता कार्यालय , झारखण्ड , राँची को संयुक्त सचिव कोटि ( पी . बी . - IV , 
पे . बैण्ड रु . 37400-67000 / - , ग्रेड पे.- रु .8700 , पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल -13 ) में प्रोन्नति 
प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को संयुक्त सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले आदेश तक 
महाधिवक्ता कार्यालय , झारखण्ड , राँची में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

० 

- 

० 

संख्या - 7 / प्रोन्नति - 203/2016 ( खण्ड ) का . 6180 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री छत्रबली दास 
( वरी ० क्र . - 578 ) , उप सचिव ( पी.बी.- III , पे . बैण्ड रु . 15600-39100 / - , ग्रेड पे रु .7600 , पुनरीक्षित 
वेतनमान मैट्रिक्स लेवल -12 ) , झारखण्ड लोक सेवा आयोग , राँची को संयुक्त सचिव कोटि ( पी॰बी॰- IV , पे ॰ 
बैण्ड रु ॰ 37400-67000 / - , ग्रेड पे.- रु . 8700 , पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 13 ) में प्रोन्नति 
प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को संयुक्त सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले आदेश तक 
झारखण्ड लोक सेवा आयोग , राँची में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

० 

० 

संख्या- 7 / प्रोन्नति - 203/2016 ( खण्ड ) का . 6181-- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री फ्लोरेंस 
तिर्की ( वरी . क्र . 590 ) , उप सचिव ( पी.बी.- III , पे . बैण्ड रु . 15600-39100 / - , ग्रेड पे रु . 7600 , पुनरीक्षित 
वेतनमान मैट्रिक्स लेवल -12 ) , उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग , झारखण्ड , राँची को संयुक्त सचिव कोटि 
( पी॰बी॰- IV , पे ॰ बैण्ड रु . 37400-67000 / - , ग्रेड पे- रु .8700 , पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल -13 ) में 
प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को संयुक्त सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले 
आदेश तक उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग , झारखण्ड , राँची में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 10 नवम्बर , 2022 


- 

संख्या- 7 / प्रोन्नति - 203/2016 ( खण्ड ) का . 6182-- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री जीत मोहन 
भगत ( वरी ० क्र . - 597 ) , उप सचिव ( पी.बी.- III , पे . बैण्ड रु . 15600-39100 / - , ग्रेड पे . रु . 7600 , पुनरीक्षित 
वेतनमान मैट्रिक्स लेवल -12 ) , महिला , बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग , झारखण्ड , राँची को 
संयुक्त सचिव कोटि ( पी ० बी ० - IV , पे . बैण्ड रु.37400-67000 / - , ग्रेड पे- रु .8700 , पुनरीक्षित वेतनमान 
मैट्रिक्स लेवल -13 ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को संयुक्त सचिव कोटि में 
उत्क्रमित कर अगले आदेश तक महिला , बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग , झारखण्ड , राँची में 
संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

० 

संख्या -7 / प्रोन्नति -203 / 2016 ( खण्ड ) का . 6183 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री सत्यदेव 
भगत ( वरी॰क्र ॰ - 600 ) , उप सचिव ( पी.बी.- III , पे ० बैण्ड रु . 15600-39100 / - , ग्रेड पे ० रु . 7600 , पुनरीक्षित 
वेतनमान मैट्रिक्स लेवल -12 ) , ऊर्जा विभाग , झारखण्ड , राँची को संयुक्त सचिव कोटि ( पी ० बी०- IV , पे . बैण्ड 
रु ॰ 37400-67000 / - , ग्रेड पे.- रु .8700 , पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल- 13 ) में प्रोन्नति प्रदान 
करते हुए उनके द्वारा धारित पद को संयुक्त सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले आदेश तक ऊर्जा 
विभाग , झारखण्ड , राँची में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या - 7 / प्रोन्नति - 203/2016 ( खण्ड ) का . 6184 - - झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री विजय कुमार 
टोप्पो ( वरी.क्र.- 884 ) , उप सचिव ( पी.बी.- III , पे . बैण्ड रु . 15600-39100 / - , ग्रेड पे ० रु . 7600 , पुनरीक्षित 
वेतनमान मैट्रिक्स लेवल -12 ) , राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची को संयुक्त 
सचिव कोटि ( पी . बी . - IV , पे . बैण्ड रु . 37400-67000 / - , ग्रेड पे- रु . 8700 , पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स 
लेवल -13 ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को संयुक्त सचिव कोटि में उत्क्रमित 
कर अगले आदेश तक राजस्व , निबंधन एवं भूमि विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

० 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

अनल प्रतीक मिंज , 

सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 532-50 


5 


